निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 


बिहार सरकार 


द्वारा प्रकाशित 


संख्या 12 


28 फाल्गुन 1935 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

19 मार्च 2014 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-2 


भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और 

अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग- 1 - ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई० एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी ० , लॉ भाग-1 और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई ० , डीप O- इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा- फल, कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग -7_संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 


--- 


भाग - 8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1 - ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


--- 


--- 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले गये 

आदेश , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


विनियम, 


भाग -9_विज्ञापन 


3-5 


भाग - 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


--- 


भाग- 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


--- 


पूरक 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 


--- 


पूरक - क 


6-6 


2 


बिहार गजट , 19 मार्च 2014 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


गृह विभाग 


अभियोजन निदेशालय 


अधिसूचनाएं 

25 फरवरी 2014 
सं ० 03-39 / 2007-207 – बिहार अभियोजन सेवा के श्री शिवदयाल राय, सेवानिवृत सहायक लोक अभियोजक ( अब 
सेवानिवृत सहायक अभियोजन पदाधिकारी ) ( अपुनरीक्षित वेतनमान 6500-10500 ) को दिनांक 09.08.1999 से अपुनरीक्षित 
वेतनमान 7500-12000 में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन एवं अपुनरीक्षित वेतनमान 8000-13500 में द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति 
उन्नयन के लाभ तथा दिनांक 07.04.2003 से अपुनरीक्षित वेतनमान 10000-15200 में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के लाभ 
एवं अपुनरीक्षित वेतनमान 12000-16500 में द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आमिर सुबहानी , प्रधान सचिव । 


25 फरवरी 2014 
सं ० 03-39 / 2007-208 — बिहार अभियोजन सेवा के श्री शिवदयाल राय, सेवानिवृत सहायक लोक अभियोजक ( अब 
सेवानिवृत सहायक अभियोजन पदाधिकारी) ( अपुनरीक्षित वेतनमान 6500-10500) को अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 
( अपुनरीक्षित वेतनमान 10000-15200 ) के संवर्गीय प्रोन्नति के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 07.04.2003 से प्रोन्नति की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग , बिहार , पटना की सहमति प्राप्त 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 52-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 19 मार्च 2014 


w 


भाग -2 


बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


आदेश 

26 फरवरी 2014 
सं ० 2 /नि01-101 / 14-39 - बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 1406 के तहत माननीय सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2515-2516/ 2013 में पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन 
आयोग से अनुशंसित एवं जल संसाधन विभाग , बिहार , पटना के पत्रांक 310 दिनांक 22.01.14 द्वारा आवंटित 
निम्नलिखित उम्मीदवारों को कनीय अभियंता ( असैनिक ) के स्थायी पद पर पे बैंड- PB2 9300-34800 एवं ग्रेड पे 
4200 तथा समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन अस्थायी 
रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सामने कॉलम 6 में अंकित स्थानों पर पदस्थापित किया जाता है 
रौल नियुक्त होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थी का 

नियुक्ति में 

पदस्थापित स्थान 
नं 0 / रैक नाम ( फोटोग्राफ सहित )/ पिता का नाम / एवं जन्म 
स्थायी पता 

तिथि 

कोटि 


क्र ० 


गृह जिला 


आरक्षण 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


002663 


पटना 


सामान्य 


69 


01.03.1982 


श्री अमरेश कुमार , 
पिता - महेश प्रसाद 
मु ० - सुरभी बिहार , 

पो ० - ढेलवाँ 
जिला- पटना , बिहार, 

पिन- 800020 


कार्यपालक 
अभियंता , लोक 
स्वास्थ्य प्रमंडल 
मुजफ्फरपुर के 
अन्तर्गत प्रशाखा 

सरैया 


2 . 


001136 


दरभंगा 


सामान्य 


99 


15.02.1977 


श्री रितु राज 
पिता - श्री रघुनाथ प्रसाद , 

मो ० - शाहगंज , बेंता 
पो ० - डी 0 एम 0 सी 0 कैम्पस , 
जिला - दरभंगा, बिहार , 

पिन- 846003 


कार्यपालक 
अभियंता , लोक 
स्वास्थ्य प्रमंडल 
आरा के अन्तर्गत 
प्रशाखा -पिरो 


3 . 


004183 


मुंगेर 


बी 0 सी0-1 


503 


01.01.1982 


श्री अमित कुमार कमल , 
पिता - श्री योगेन्द्र मंडल , 
ग्राम - नया टोला पाटम , 
पो 0 - पाटम , बिहार , 

जिला - मुंगेर 
पिन -811214 


कार्यपालक 
अभियंता , लोक 
स्वास्थ्य प्रमंडल , 
छपरा के अन्तर्गत 
प्रशाखा- दिघवारा 


4 


बिहार गजट , 19 मार्च 2014 


क्र ० 


रौल 
नं 0 / रैंक 


गृह जिला 


पदस्थापित स्थान 


नियुक्त होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थी का 
नाम ( फोटोग्राफ सहित )/ पिता का नाम / 

स्थायी पता 


एवं जन्म 
तिथि 


नियुक्ति में 
आरक्षण 
कोटि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


4 . 


004791 


एस ० सी ० 


औरंगाबाद 
(बिहार ) 


490 


कार्यपालक 
अभियंता , लोक 
स्वास्थ्य प्रमंडल, 

पूर्णियां के 


01.12.1982 


अन्तर्गत प्रशाखा 


पूर्णियां- I 


5 . 


004845 


भागलपुर 


एस० सी ० 


513 


04.01.1977 


श्री राज कुमार भारती, 
पिता - श्री राम प्रवेश राम , 

ग्राम - हेतमपुर , 
पो 0 - कपसिया , 

थाना - औरंगाबाद , 
जिला - औरंगाबाद ( बिहार ) 

पिन -824101 
श्री मनोज कुमार रजक , 
पिता- श्री शिव नारायण 

रजक , ग्राम - मडेडा , 
पो 0 - पोठिया , भाया - घोघा , 
जिला - भागलपुर , बिहार 

पिन -813205 
श्री जय प्रकाश प्रसाद , 
पिता - श्री सिकन्दर मंडल , 
ग्राम + पो 0 - पानी कमला, 

थाना - अमदाबाद , 

भाया - मनिहारी 
जिला- कटिहार , बिहार , 

पिन -854113 


कार्यपालक 
अभियंता, लोक 
स्वास्थ्य प्रमंडल , 

औरंगाबाद के 
अन्तर्गत प्रशाखा 

नवीनगर 
कार्यपालक 
अभियंता , लोक 
स्वास्थ्य प्रमंडल , 
बिहारशरीफ के 
अन्तर्गत प्रशाखा 

राजगीर 


6 . 


005654 


कटिहार 


एस 0 टी 0 


523 


15.10.1978 


7 .. 


004903 


भागलपुर 


एस 0 टी 0 


538 


31.12.1978 


कार्यपालक 
अभियंता , लोक 
स्वास्थ्य प्रमंडल , 
नवादा के अन्तर्गत 


श्री अनिल कुमार मंडल , 
पिता - स्व 0 महादेव मंडल , 

ग्राम - नया नगर , 

रानी दियारा , 
पो ० - रानी दियारा , 

भाया - मथुरापुर , 
जिला - भागलपुर बिहार 

पिन -813222 


प्रशाखा 


गोविन्दपुर 


2. उन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य देय वित्तीय लाभ कनीय अभियंता ( असैनिक ) के पद पर वास्तविक 
कार्यभार / पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

3. पदस्थापित स्थान पर योगदान करने के लिए इन्हें कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। 

4. इनका चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर बिना कारण बताये अस्थायी नियुक्ति 
समाप्त कर दी जायगी । 

5. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर पदस्थापित स्थान पर योगदान करेंगे तथा 
इसकी सूचना एक सप्ताह के अंदर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को देंगे । 

6. योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य 
प्रमाण- पत्र , संपत्ति का ब्योरा तथा दहेज नहीं लेने देने के संबंध में शपथ - पत्र अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे अन्यथा 
नियुक्ति रद्द कर दी जायगी । 


बिहार गजट , 19 मार्च 2014 


5 


9 . 


7. योगदान के समय सभी मूल प्रमाण - पत्र दिखाना होगा । संबंधित नियंत्री पदाधिकारी प्रमाण - पत्रों के 
जाँचोपरान्त संतुष्ट होकर योगदान लेंगे। 

8. इनकी परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा इस अवधि में यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के 
समाप्त की जा सकती है जिनके लिए इनका कोई भी दावा अनुमान्य नहीं होगा । 

नव नियुक्ति ऐसे कनीय अभियंता जो किसी अन्य राज्य सरकार/ अन्य विभाग / भारत सरकार सरकारी 
उपक्रम में कार्यरत हैं । थे तो उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग का विरमित आदेश/ अनापत्ति प्रमाण - पत्र 
संलग्न करना अनिवार्य होगा । 

10. इनकी सेवा बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2005 से आच्छादित होगी। 
11. इनकी वरीयता आयोग द्वारा संसूचित मेघा सूची के क्रमांक के अनुसार होगी । 

आदेश से . 

जयशंकर चौधरी , 
अभियंता प्रमुख - सह -विशेष सचिव । 


कृषि विभाग । 


अध्यक्ष 


2 . 


अधिसूचना 

28 फरवरी 2014 
सं ० पी ० पी ० एम०-149 / 2013–936पश्चिमी चम्पारण / पूर्वी चम्पारण में एक आधुनिक गन्ना शोध संस्थान के स्थल 
चयन के लिए निम्न प्रकार से समिति का गठन किया जाता है: 

1. डॉ 0 मंगला राय, माननीय मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार 
प्रधान सचिव, कृषि विभाग , बिहार, पटना 

सदस्य सचिव 
प्रधान सचिव , गन्ना उद्योग विभाग , बिहार, पटना 

सदस्य 
4. कुलपति , राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर 

सदस्य 
5. कुलपति , बिहार कृषि विश्वविद्यालय , राबौर , भागलपुर 

सदस्य । 
प्रस्ताव में कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दुर्गेश नन्दन, अपर सचिव । 


3 . 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 52-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 19 मार्च 2014 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

13 फरवरी 2014 
सं ० कौन / भी -122 / 03-31 - श्री कृष्ण कांत गुप्ता, बिहार वित्त सेवा सम्प्रत्ति वाणिज्य कर उपायुक्त में तदर्थ 
प्रोन्नत मुख्यालय, पटना के विरूद्ध कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पदस्थापनकाल में मुजफ्फरपुर से हुई अवैध निकासी 
के लिए विभागीय संकल्प संख्या 208 दिनांक 20.04.2005 द्वारा विभागीय जांच आयुक्त , बिहार , पटना के संचालन में विभागीय 
कार्यवाही चलायी गयी । जांच संचालन पदाधिकारी का पत्रांक 598 / सी 0 डी 0 ई0 दिनांक 25.08.2010 द्वारा समर्पित 
जांच - प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत माननीय उपमुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 269 दिनांक 27. 
09.10 ‘लिखित सचेत करने का निर्णय लिया गया था । चूंकि श्री गुप्ता समूह क कोटि के पदाधिकारी हैं एवं उनके मामले में 
सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार माननीय मुख्यमंत्री हैं । अतएव पूर्व में निर्गत अधिसूचना को प्रशासनिक दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण 
मानते हुए निरस्त किया जाता है । विभागीय कार्यवाही में जाँच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में दंड 
संसूचन के विन्दु पर निर्णय अलग से लिया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० )-अस्पष्ट , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 52-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


